रजिस्ट्री सं० डी० एल० -33004/ 99 


REGD . NO . D. L.- 33004/99 


vi 


सत्यपाजपत 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i) 
PART II - Section 3 - Sub - section (i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, शुक्रवार , अगस्त 24, 2001 / भाद्र 2 , 1923 
NEW DELHI, FRIDAY, AUGUST 24 , 2001/BHADRA 2, 1923 

वित्त मंत्रालय 


सं . 426 ] 
No. 426] 


( आर्थिक कार्यविभाग ) 


( बकिंग प्रभाग ) 


( डी . आर. टी . शाखा ) 


अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 अगस्त , 2001 
सा. का . नि . 606 ( अ ), केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अपीली अधिकरण, मुम्बई ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती 
नियम, 1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , ऋण वसूली अपीलो अधिकरण , मुम्बई ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती 
( संशोधन ) नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. ऋण वसूली अपीली अधिकरण , मुम्बई ( समूह ग और समूह ध पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम , 1998 की अनुसूची में 
आशुलिपिक श्रेणी घ और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1 और 4 के सामने, 
( 1 ) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

" 18- - 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल 
करके 35 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की 
गई अंतिम तारीख होगी और न कि वह अंतिम तारीख ओ असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा , 
सिक्किम, जम्मू - कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, 
अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं । " 


2653GI/ 2001 


(1 ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II ----SEC. 3 (1 ] 


( 2 ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में , " सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से " शब्दों के 

स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 

[ फा. सं. 1/4 /99 - डी . आर. टी. ] 

एस. पी . एस. सांगवान, अवर सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उपखंड ( i) में सं . सा . का . नि . 10 , तारीख 29 दिसंबर , 1998 द्वारा प्रकाशित किए 

गए थे । 


MINISTRY OF FINANCE 
( Department of Economic Affairs ) 

(BANKING DIVISION ) 

(DRT SECTION ) 

NOTIFICATION 

New Delhi ,the 24th August, 2001 
G .S .R . 606 (E ).- - In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the 
Debts Recovery Appellate Tribunal,Mumbai (Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) Recruitment Rules, 1998 , namely 


: 


___ 1 . (1 ) These rules may be called the Debts Recovery Appellate Tribunal , Mumbai ( Group C and D Posts ) 
(Non -Gazetted ) Recruitment (Amendment) Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Debts Recovery Appellate Tribunal , Mumbai ( Group C and D Posts) ( Non- Gazetted ) 
Recruitment Rules, 1998 , against serial numbers 1 and 3 relating to posts of Stenographer Grade D and Lower Division 
Clerk, --- 

(i) for the entries under column 7, the following entries shall be substituted, namely : 

“ Between 18 - 27 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instruc 
tions or orders issued by Central Government) . 
Note : - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications 
from candidates in India and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal 
Pradesh , Mizoram , Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, 
Lahaul and Spiti District and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union 
Territories of Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep " ; 
in the entries under column 11, for the words “ Direct Recruitment through S $ C or Local Employment 
Exchange ", the following shall be substituted , namely : 
" Direct recruitment through Staff Selection Commission ". 

[ F. No. 1 / 4 / 99 - DRT ] 

S. P . S. SANGWAN , Under Secy . 
Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part II , Section 3, Sub - scction (1) vide G . S .R . 

10, dated the 29th December, 1998. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2001 
सा . का . नि . 607( अ ). - केन्द्रीय सरकार , बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, कलकत्ता ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम , 
1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : - - 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, ऋण वसूली अधिकरण, कलकत्ता ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम , 2001 है । 


[ भाग II - खण्ड 3(i) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 
___ 2. ऋण वसूली अधिकरण, कलकत्ता ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम, 1998 के नियम 1 के, उपनियम 
( 1 ) में ऋण वसूली अधिकरण, कलकत्ता के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

ऋण वसूली अधिकरण- 1 कोलकाता 

3. ऋण वसूली अधिकरण, कलकत्ता ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 की अनुसूची में आशुलिपिक 
श्रेणी घ और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं . 1 और 4 के सामने , 
(i) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

18 --27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 

35 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु - सीमा अषधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 

होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । 
( ii ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में , सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से शब्दों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 

[ फा. सं . 1/ 4/ 99 - डी . आर . टी . ] 
एस. पी. एस . सांगवान, अवर सचिव 


पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 , उपखंड ( i) में सं . सा . का . नि . सं . 11 तारीख 29 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित 
किए गए थे । 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th August, 2001 
G . S . R. 607 ( E ), ---In excrcise of the powers conferred by Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act , 1993 ( 51 of 1993 ) , the Central Government hereby makes the following rules to amend the 
Debts Recovery Tribunal, Calcutta ( Group C and D Posts ) ( Non- Gazetted) Recruitment Rules, 1998 , namely — 

1. ( 1) Thesc rules may be called the Debts Recovery Tribunal , Kolkata (Group C and D Posts ) ( Non -Gazetted ) 
Recruitment ( Amendment) Rules, 2001. 

(2 ) They shall comc into force on the date of their publication in the OfficialGazette. 

2 In the Debts Recovery Tribunal, Calcutta ( Group C and D Posts) ( Non - Gaz. cltcd ) Recruitment Rules, 1998 , 
in rule 1, in sub - rulc ( 1), for the words " the Debts Recovery Tribunal, Calcutta ” , the following shall be substituted , 
namely . 

“the Dcbts Recovery Tribunal -I, Kolkata " . 

3 In the Schedule to the Debts Recovery Tribunal, Calcutta ( Group C and D Posts ) ( Non - Gazetted ) Recruit 
ment Rulcs, 1998 , against serial numbers 1 and 4 relating to the posts of Stenographer Grade D and Lower Division 
Clerk , — 

(i) for the entries under column 7, the following entries shall be substituted , namely : 

" Between 18 – 27 years ( Relaxable for Government Servants uplo 35 years in accordance with the instruc 

tions or orders issucd by Central Government) . 
Note : — The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates 

in India and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur , 
Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , Lahaul and Spiţi District and Pangi 
Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadweep "; 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 (i)] 


( ii ) in the entries under column 11, for the words “ Direct Recruitment through SSC or Local Employment 
__ Exchange " , the following shall be substituted , namely : - - 
" Direct recruitment through Staff Selection Commission " . 

[ F. No . 1 / 4/ 99 - DRT ] 

S . P. S . SANGWAN, Under Secy . 
Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part II , Section 3, Sub- section (i ) vide G.S. R. 11 
dated the 29th December, 1998 . 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2001 
सा . का . नि . 608( अ ). - केन्द्रीय सरकार , बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम, 
1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती 
( संशोधन ) नियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. ऋण वसूली अधिकरण, अहमदाबाद ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 की अनुसूची में 
आशुलिपिक श्रेणी घ और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1 और 4 के सामने , 
( i) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

18 -- 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 

35 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 

होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम , मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं । 
( ii ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में , सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से शब्दों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 

[ फा . सं . 1/4/99 - डी . आर. टी .] 
एस. पी. एस. सांगवान, अवर सचिव 


_ 


A 


पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3 , उपखंड ( i ) में सं . सा . का . नि . 12 तारीख 29 दिसम्बर, 1998 द्वारा प्रकाशित किए 
गए थे। 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th August , 2001 
G . S . R . 608 ( E ) . - - In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Recovery ofDebts Due to Banks and 
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993) , the Central Government hereby makes the following rules to amend the 
Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad (Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) Recruitment Rules, 1998 , namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad ( Group C and D Posts ) (Non 
Gazetted ) Recruitment (Amendment) Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

3. In the Schedule to the Debts Recovery Tribunal, Ahmedabad ( Group C and D Posts ) ( Non- Gazetted ) 
Recruitment Rules, 1998 , against serial numbers 1 and 4 relating to posts of Stenographer Grade D and Lower Division 
Clerk , 


[ भाग II - खण्ड 3( ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) for the entries under column 7 , the following entries shall be substituted , namely : 

" Between 18 -- 27 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instruc 

tions or orders issued by Central Government) . 
Note : - Thc crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates 

in India and not the closing date prescribed for those in Assam ,Meghalaya , Annachal Pradesh , Mizoram Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Divişion of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi 
Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadweep "; 
( ii ) in the entries under column 11 , for the words " Direct Recruitment through SSC or Local Employment 
_ _ Exchange " , the following shall be substituted, namely : 
" Direct recruitment through Staff Selection Commission ." 

[ F. No. 1 / 4 / 99 - DRT] 

S . P . S . SANGWAN , Under Secy . 
Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India , Part II, Section 3 , Sub - section ( i) vide G . S .R . 12 
dated the 29th December, 1998 . 

अधिसूचना 

नई दिल्ली , 24 अगस्त, 2001 
सा . का . नि . 609( अ ), केन्द्रीय सरकार , बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम , 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम, 1998 
का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , ऋण वसूली अधिकरण , बंगलौर ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 . ऋण वसूली अधिकरण, बंगलौर ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम , 1998 की अनुसूची में आशुलिपिक 
श्रेणी घ और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1 और 4 के सामने , 
(i ) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

18 - 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 

35 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 

होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति मिले तथा घम्बा -जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं । 
( ii ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में , सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से शब्दों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 

[ फा . सं . 1/ 4/ 99 - डी . आर. टी . ] 

एस. पी . एस . सांगवान, अवर सचिष 
पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड ( i ) में सा. का . नि. सं. 13 तारीख 29 दिसंबर , 1998 द्वारा प्रकाशित किए 
गए थे । 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th August, 2001 
G. S. R. 609 ( E ). - In exercisc of the powers conferred by Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993 ), the Central Government hereby Imakes the following rules to amend the 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PARI II - SEC . 3 (i) ] 
Debts Recovery Tribunal, Bangalore (Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) Recruitment Rules, 1998 , 
namely — 

1. ( 1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal , Bangalore ( Group C and D Posts) ( Non 
Gazetted ) Recruitment (Amendment) Rules , 2001 . 

___ ( 2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 In the Schedule to the Debts Recovery Tribunal, Bangalore (Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) 
Recruitment Rules , 1998 , against serial numbers 1 and 4 rclating to posts of Stenographer Grade D and Lower Division 
Clerk, 

(i) for the entries under column 7, the following entrics shall be substituted, namcly : 

" Between 18 - 27 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instruc 

tions or orders issued by Central Government). 
Note : - - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates 

in India and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoramm 
Manipur, Nagaland , Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir Statc , Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar 
Islands and Lakshadweep ” ; 
( ii ) in the entries under column 11, for the words “ Direct Recruitment through SSC or Local Employincnt 

Exchangc ", the following shall be substituted, namely : -- 
“ Direct recruitment through Staff Selection Commission." 


[ F No. 1/ 4 / 99 -DRT ] 

S. P S. SANGWAN, Under Secy . 
Foot Note : The principal rules were published in the Gazettc of India, Part II , Section 3, Sub -section (i) vide G. S. R. 13 

dated the 29th December, 1998. 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2001 
सा . का . नि . 610( अ ). - केन्द्रीय सरकार , बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ( ममूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्तीनियम, 1998 
का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

__ 1 . ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ( ममूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम, 2001 है । 

___ ( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. ऋण वसूली अधिकरण, जयपुर ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 की अनुसूची में आशुलिपिक 
श्रेणी घ और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1 और 4 के मामने, 
( 1 ) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

18 -- 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार मरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 

35 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु - मीमा अवधारित करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 

होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय , अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा , सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा - जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं । 
( ii ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में , सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से शब्दों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 


[ भाग II - खण्ड 3(i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 


[ फा. सं. 1/ 4/99 - डी . आर. टी . ] 

एस. पी. एस, सांगवान , अवर सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड ( i ) में सा . का . नि . सं. 14 तारीख 29 दिसंबर , 1998 द्वारा प्रकाशित किए 

गए थे । 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 24th August, 2001 
G . S. R. 610 ( E) . -- In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Recovery of Debts Duc to Banks and 
Financial Institutions Act , 1993 ( 51 of 1993 ), thc Central Government hereby makes the following rules 10 amend the 
Debts Recovery Tribunal , Jaipur ( Group C and D Posts ) ( Non - Gazetted ) Recruitment Rules, 1998, namely : 

1 . ( 1) Thesc rules may be called the Debts Recovery Tribunal, Jaipur ( Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) 
Recruitment ( Arnendment ) Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Debts Recovery Appellate Tribunal, Jaipur (Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) 
Recruitment Rules, 1998 , against serial numbers land 4 relating to posts of Stenographer Grade D and Lower Division 
Clerk, 

(i) for the entries under column 7 , the following entries shall be substituted , namely : 

" Between 18 - -27ycars ( Rclaxable for Government Servants upto 35 years in accordance withthe instruc 

tions or orders issucd by CentralGovernment). 
Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates 

in India and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoramm , 

Manipur, Nagaland , Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar 
Islands and Lakshadweep " ; 
( ii) in the entries under column 11 , for the words " Direct Recruitment through SSC or Local Employment 

Exchange " , the following shall be substituted, namely : 
" Direct recruitment through Staff Selection Commission ”. 

[ F. No. 1/ 4 / 99 - DRT ] 

S . P. S . SANGWAN, Under Secy. 
Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II , Section 3, Sub - section (i ) vidc G. S . R . 14 

dated the 29th December , 1998 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2001 
सा. का. नि . 611 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम, 1998 
का मंशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम , 2007 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 . ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई ( समूह ग और ममूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 के नियम 1 के , उपनियम ( 1 ) 
में ऋण वसूली अधिकरण, चेन्नई के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

ऋण वसूली अधिकरण - 1 चेन्नई 


- 


- - 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

( PART II .--- Sic : 3 ( i)] 
3. ऋण वसूलो अधिकरण, चेन्नई ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 की अनुसूची में आशुलिपिक श्रेणी 
घ और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं . 1 और 4 के सामने, 
( 1 ) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : - - 

18 - - 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 

. 35 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 

होगी और न कि यह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं । 
( 2 ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में , सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से शब्दों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 

[ फा . सं. 1 /4 / 99 - डी . आर. टी . ] 

एस. पी . एस. सांगवान, अवर सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उपखंड (i ) में सा. का . नि . सं. 15 तारीख 29 दिसंबर, 1998 द्वारा प्रकाशित किए 
गए थे । 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th August , 2001 
G . S . R . 611 ( E ). - In cxercise of the powers conferred by Section 36 of the Recovery of Debts Duc to Banks and 
Financial Institutions Act , 1993 ( 51 of 1993 ) , the Central Government hereby makes the following rules to annend the 
Debts Recovery Tribunal , Chennai ( Group C and D Posts ) ( Non- Gazetted ) Recruitment Rules, 1998, namely : 

I ( 1 ) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal, Chennai ( Group C and D Posts) ( Non 
Gazetted ) Recruitment ( Amendment ) Rules. 2001. 

(2 ) They shall come into force on the datc of their publication in the Official Gazette 

2 In the Debts Recovery Tribunal, Chennai (Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) Recruitment Rules, 1998 , 
in rule 1 , in sub - rule ( 1 ), for the words " the Debts Recovery Tribunal, Chennai” , the following shall be substituted , 
namely : 

" the Debts Recovery Tribunal- 1, Chennai”. 

1 In the Schedule to the Debts Recovery Tribunal, Chennai (Group C and D Posts) (Non -Gazetted ) Recruit 
ment Rulcs , 1998 , against serial numbers 1 and 4 relatng to posts of Stenographer Grade D and Lower Division Clerk , — 

(1) for the entries under column 7 , the following entries shall be substituted , namely — 
_ “ Between 18 - 27 years ( Relaxable for Government Servants upto 35 ycars in accordance withthe instruc 

tions or orders issued by Central Government ). 
Note : — The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates 

in India and not the closing dato prescribed for those in Assam ,Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram . Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkım , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , Lahaul and Spiti District and Pangi 
Sub - Division of Chamba District ofHimachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadweep "; 
( l ) in the entries under column 11, for the words “ Direct Recruitment through S $ C or Local Employment 

Exchange , the following shall be substituted, namely : - - 
**Direct recruitment through Staff Selection Commission ." 

F. No 1/ 4 / 99 - DRT | 

S P. S . SANGWAN, Under Secy . 
Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II , Section 3 , Sub - scction ( i) vide G . S .R . 13 

dated the 29th December , 1998. 


3 


[ भाग II .- खण्ड 3 (1) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2001 
सा . का . नि . 612( अ ) - केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम , 
1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम, ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी ( समूह ग और समूह घ पद) ( अराजपत्रित ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. ऋण वसूली अधिकरण, गुवाहाटी ( समूह ग और समूह ध पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 की अनुसूची में आशुलिपिक 
श्रेणी घ और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1 और 4 के सामने , 
( 1 ) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

18 - 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 

35 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु- सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 

होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लक्षाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । 
( 2 ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में , सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से शब्दों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 

[ फा . सं. 1/ 4/ 99 - डी. आर. टी. ] 

एस. पी . एस. सांगवान , अवर सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा. का . नि . सं. 16 तारीख 29 दिसंबर , 1998 द्वारा प्रकाशित किए 
गए थे । 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th August , 2001 
G. S. R. 612( E).. -In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act , 1993 (51 of 1993 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the 
Dcbts Recovery Tribunal , Guwahati ( Group C and D Posts ) ( Non- Gazetted) Recruitment Rules , 1998 , namely : 

1. (1 ) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal , Guwahati ( Group C and D Posts ) (Non 
Gazetted ) Recruitment ( Amendment ) Rules, 2001 , 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Debts Recovery Tribunal, Guwahati (Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) Re 
cruitment Rules, 1998 , against serial numbers 1 and 4 relating to the posts of Stenographer Grade D and Lower Division 
Clerk, 

(i) for the entries under column 7 , the following entries shall be substituted, namcly : 

" Between 18 — 27 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instruc 

tions or orders issued by Central Government) . 
Note : - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of reccipt of applications from candidates 

in India and not the closing date prescribed for those in Assam ,Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram , Manipur, 
Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , Lahaul and Spiti District and Pangi 
Sub - Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadweep ” ; 


2653 GI / 200 - 2 


10 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3 (i)]] 


- - - 


-- 


- 


( ii ) in the entries under column 11 , for the words " Direct Recruitment through SSC or Local Employment 

Exchange ", the following shall be substituted , namely : 
“ Direct recruitment through Staff Selection Commission ". 

[ F . No. 1 / 4 /99 -DRT) 
S . P . S . SANGWAN , Under Socy , 


Foot Note : The principal rules were published inthe Gazette of India, Part II , Section 3, Sub -section (i) vide G. S . R. 16 

dated the 29th December, 1998 . 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2001 
. सा . का . नि . 613( अ ), केन्द्रीय सरकार , बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, पटना ( समूह ग और समूह ष पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम, 1998 
का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , ऋण वसूली अधिकरण , पटना ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2 . ऋण वसूली अधिकरण, पटना ( समूह ग और समूह घ पद) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 की अनुसूची में आशुलिपिक श्रेणी 
घ और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1 और 4 के सामने , 
( 1 ) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

18 -- 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 

35 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 

होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश , मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं । 
( 2 ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में , सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से शब्दों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 

[ फा . सं . 1/ 4/99 - डी. आर. टी. ] 

एस. पी. एस. सांगवान , अपर सचिव 
पाद टिप्पण : -- मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उपखंड (i ) में सा. का. नि . सं . 17 तारीख 29 दिसंबर , 1998 द्वारा प्रकाशित किए 
गए थे । 

NOTIFICATION 


New Delhi, the 24th August , 2001 
G. S. R. 613 ( E), — In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the 
Debts Recovery Tribunal, Patna ( Group C and D Posts ) ( Non - Gazetted ) Recruitment Rules, 1998 , namely : -- 

1 (1 ) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal, Patna ( Group C and D Posts ) ( Non- Gazetted ) 
Recruitment ( Amendment ) Rules, 2001. 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Schedule to the Debts Recovery Tribunal, Patna (Group C and D posts) (Non -Gazetted ) Recruitment 
Rules, 1998, against serial numbers 1 and 4 relating to theposts of Stenographer Grade D and Lower Division Clerk , - - 


[ भाग II - खण्ड 36) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(i) 


for the entrics under column 7, the following entries shall be substituted , namely : 
“ Between 18 -- 27 years ( Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance withthe instruc 
tions or orders issued by Central Government). 


Note : — The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates 

in India and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoramm 
Manipur , Nagaland , Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar 
Islands and Lakshadweep " ; 


( ii) 


in the entries under column 11, for the words “ Direct Recruitment through SSC or Local Employment 

Exchange " , the following shall be substituted , namely : .... 
" Direct recruitment through Staff Selection Commission ” . 


[ F . No . 1/ 4 / 99 - DRT ) 

S. P. S. SANGWAN, Under Secy . 
Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub -section(i) vidc G . S. R. 17 

dated the 29th December, 1998 . 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2001 


सा . का. नि . 614( अ ) केन्द्रीय सरकार , बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम , 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम, 
1998 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम , ऋण वसूली अधिकरण, जबलपुर ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. ऋण वसूली अधिकरण , जमलपुर ( समूह ग और समूह घ पद) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 की अनुसूची में आशुलिपिक 
श्रेणी घ और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं . 1 और 4 के सामने , 
(1 ) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

18 - 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 

35 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित करने के लिएनिर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 

होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम , मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं । 
( ii ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में , सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से शब्दों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 


[ फा . सं. 1/4/ 99 - डी. आर. टी. ] 

एस, पी. एस. सांगवान , अवर सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II , खंड 3, उपखंड ( i) में सा. का . नि. सं . 18 तारीख 29 दिसंबर , 1998 द्वारा प्रकाशित किए 

गए थे । 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II---- SEC. 3 ( i)] 


NOTIFICATION 
New Delhi, thc 24th August , 2001 


G .S . R . 614 ( E ). - In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the 
Debts Recovery Tribunal , Jabalpur (Group C and D Posts ) (Non - Gazetted ) Recruitment Rules , 1998 , namely : 

1. (1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal , Jabalpur ( Group C and D Posts ) (Non 
Gazetted ) Recruitment (Amendment) Rules, 2001 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. In the Schedule to the Debts Recovery Appellate Tribunal, Jabalpur (Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) 
Recruitment Rules , 1998 , against serial numbers 1 and 3 relating to posts of Stenographer Grade D and Lower Division 
Clerk , — 

(i) for the entries under column 7, the following entries shall be substituted, namely : 

“ Between18 - 27 years ( Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with theinstruc 

tions or orders issued by Central Government). 
Note : - - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates 

in India and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoramm 
Manipur, Nagaland , Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State , Lahaul and Spiti District 
and Pangi Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar 
Islands and Lakshadweep "; 
( ii) in the entries under column 11, for the words " Direct Recruitment through SSC or Local Employment 

Exchange ",the following shall be substituted , namely : 
" Direct recruitment through Staff Selection Commission " . 

[ F. No . 1/ 4 / 99 - DRT ] 
S . P. S . SANGWAN, Under Secy . 


Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide G. S. R. 18 

_ dated the 29th December , 1998 , 


अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 अगस्त , 2001 
सा . का . नि . 615( अ ). - केन्द्रीय सरकार, बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, मुबई ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम, 1998 
का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, ऋण वसूली अधिकरण, मुंबई ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती ( संशोधन ) 
नियम, 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. ऋण वसूली अधिकरण, मुबई ( समूह ग और समूह घ पद) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 के नियम 1 के , उपनियम ( 1 ) 
में ऋण वसूली अधिकरण, मुम्बई के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 

ऋण वसूली अधिकरण - 1 मुबई 

3. ऋण वसूली अधिकरण, मुबई ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 की अनुसूची में आशुलिपिक श्रेणी 
घ और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंधित क्रम सं. 1 और 4 के सामने , 

( i ) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

18 - 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 
35 वर्ष की जा सकती है । 


[ भाग II - खण्ड 30 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए मियत की गई अंतिम तारीख 

होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई हैं । 
( 2 ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में, सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से शब्दों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 

[ फा. सं. 1/ 4/99 - डी . आर . टी. ] 

एस. पी . एस. सांगवान, अवर सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3, उपखंड (i ) में सा. का. नि. सं. 19 तारीख 29 दिसंबर , 1998 द्वारा प्रकाशित किए 
गए थे । 

NOTIFICATION 

New Delhi , the 24th August , 2001 
G . S .R . 615( E ). — In exercise of thc powers conferred by Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993 ), the Central Government hereby makes the following rules to amend the 
Debts Recovery Tribunal , Mumbai ( Group C and D Posts ) ( Non - Gazetted ) Recruitment Rules , 1998, namely : - -- 

1. (1 ) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal , Mumbai ( Group C and D Posts ) ( Non 
Gazetted ) Recruitment ( Amendment) Rules, 2001, 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2. In thc Debts Recovery Tribunal , Mumbai (Group C and D Posts ) ( Non -Gazetted ) Recruitment Rules , 
1998, in rule 1, in sub - rule ( I ), for the words “the Debts Recovery Tribunal , Mumbai ", the following shall be substituted , 
namely : 

“the Debts Recovery Tribunal-I, Mumbai", 

3 . In the Schedule to the Debts Recovery Tribunal , Mumbai ( Group C and D Posts ) ( Non - Gazetted ) Recruit 
ment Rules, 1998, against serial numbers l and 4 relating to the posts of Stenographer Grade D and Lower Division 
Clerk, 

(i) for the entries under column 7, the following entrics shall be substituted , namcly :--- 

“ Between 18 — 27 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instruc 

tions or orders issued by Central Government). 
Note : -- The crucial date for determining the age limit shall be the closing date ofreceipt of applications from candidates 

in India and not the closing date prescribed for those in Assam ,Meghalaya , Arunachal Pradesh , Mizoram Manipur , 
Nagaland , Tripura, Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi 
Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Nicobar Islands 
and Lakshadweep "; 
( ii) in the entries under column 11, for the words “Direct Recruitment through SSC or Local Employment 

Exchange ", the following shall be substituted, namely : --- 
“ Direct recruitment through Staff Selection Commission ". 

[ F . No. 1/ 4/ 99 - DRT ] 

S . P . S . SANGWAN , Under Secy . 
Foot Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub - section (i ) vide G. S. R . 19 
dated the 29th December, 1998 . 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 24 आगस्त, 2001 
सा . का . नि . 616( अ ). - केन्द्रीय सरकार , बैंकों और वित्तीय संस्थाओं को शोध्य ऋण वसूली अधिनियम, 1993 ( 1993 का 51 ) की 
धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्तीनियम , 1998 
का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


14 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 

[ PART II - ~- SEC . 3 (i) ]] 
1. ( 1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, ऋण वसूली अधिकरण , दिल्ली ( समूह ग और समूह घ पद ) ( अराजपत्रित ) भर्ती ( संशोधन ) 
मियम , 2001 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे । 

2. ऋण वसूली अधिकरण , दिल्ली ( समूह ग और समूह घ पद) ( अराजपत्रित ) भर्ती, नियम 1998 के नियम 1 के उपनियम ( 1 ) 
में ऋण वसूली अधिकरण , दिल्ली के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा , अर्थात् : 

ऋण वसूली अधिकरण -1 दिल्ली 

3. ऋण वसूली अधिकरण, दिल्ली ( समूह ग और समूह ष पद) ( अराजपत्रित ) भर्ती नियम 1998 की अनुसूची में आशुलिपिक 
श्रेणी ष और निम्न श्रेणी लिपिक के पदों से संबंथित क्रम सं. 1 और 4 के सामने , 
(1 ) स्तंभ 7 के नीचे की प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् : 

18 - 27 वर्ष के बीच । केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 

35 वर्ष की जा सकती है । 
टिप्पण : - आयु - सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख 

होगी और न कि वह अंतिम तारीख जो असम , मेपालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर , नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम , जम्मू - कश्मीर 
राज्य के लदाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा -जिले के पांगी उपखंड, अंदमान और निकोबार द्वीप या 

लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है । 
( 2 ) स्तंभ 11 के नीचे की प्रविष्टियों में , सीधी भर्ती कर्मचारी चयन आयोग या स्थानीय रोजगार कार्यालय के माध्यम से शब्दों के स्थान 

पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् : 
कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा । 

[ फा . सं. 1/4/99 - डी . आर . टी . ] 

एस. पी . एस . सांगवान, अवर सचिव 
पाद टिप्पण : - मूल नियम भारत के राजपत्र भाग II, खंड 3 , उपखंड (i ) में सा. का . नि . सं. 20 तारीख 29 दिसंबर, 1998 द्वारा प्रकाशित किए 

गए थे । 


NOTIFICATION 

New Delhi , the 24th August , 2001 
G . S .R . 616 (E ). - In exercise of the powers conferred by Section 36 of the Recovery of Debts Due to Banks and 
Financial Institutions Act, 1993 (51 of 1993 ) , the Contral Government hereby makes the following rules to amend the 
Debts Recovery Tribunal, Delhi (Group C and D Posts ) (Non - Gazetted ) Recruitment Rules , 1998 , namely : - - 

1. ( 1) These rules may be called the Debts Recovery Tribunal, Delhi ( Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) 
Recruitment ( Amendment) Rules , 2001. 

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Debts Recovery Tribunal , Delhi (Group C and D Posts ) (Non - Gazetted ) Recruitment Rules , 1998 , in 
rule 1 , in sub -rule (1 ), for the words " the Debts Recovery Tribunal , Delhi " , the following shall be substituted, namely :- - 

“ the Debts Recovery Tribunal-I, Delhi " . 

3 . In the Schedule to the Debts Recovery Tribunal, Delhi (Group C and D Posts ) (Non -Gazetted ) Recruit 
ment Rules , 1998 , against scrial numbers 1 and 4 relating to the posts of Stenographer Grade D and Lower Division 
Clerk,- -- 

(i) for the entries under column 7 , the following entries shall be substituted , faunely - 

" Between 18 - 27 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with the instruc 

tions or orders issued by Central Government). 
Note :- - The crucial date for determining the age limit shall be the closing date of receipt of applications from candidates 

in India and not the closing date prescribed for those in Assam , Meghalaya , Aninachal Pradesh , Mizoram Manipur, 


[ YM II - 453(0) ] 


भारत का राजपत्र : अस्सधारण 


Nagaland, Tripura , Sikkim , Ladakh Division of Jammu and Kashmir Statc , Lahaul and Spiti District and Pangi 
Sub -Division of Chamba District of Himachal Pradesh and Union Territories of Andaman and Niccbar Islands 
and Lakshadwecp " ; 
( ü ) in the entries under column 11, for the words “ Direct Recruitment through SSC or Local Employment 

Exchange " , the following shall be substituted , namely : 
" Direct recruitment through Staff Selection Commission” . 

(F . No . 1/4 /99 -DRT) 

S . P. S. SANGWAN , Under Secy . 
Foot Note : The principal rules were published in theGazette of India , Part II, Section 3 , Sub -section (i) vide G .S. R . 20 

dated the 29th December, 1998 . 


Printod by the Manager , Govt. of India Press , Ring Road, Mayepuri, Now Dolhi-110064 

and Published by the Controllor of Publications , Delhi- 110054 . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


Part II — Sec, 3 (1)] 


MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE 


(Department of Health ) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 24th August, 2001 
G . S . R . 603 ( E ). - Wherase the Contral Government is satisfied that the use of the fixed dose combination of 
Metoclopramide with other drugs except fixed dose combination ofMetoclopramide with Aspirin /Paracetamol contains 
ingredients in such quantity for which there is no therapeutic justification and it is necessary and expedient to prohibit the 
manufacture , sale or distribution of the said fixed dose combination in public interest. 

Now , therefore , in exercise of the powers conferred by Section 26A of the Drugs and Cosmetics Act , 1940 (23 of 
1940 ), the Central Government hereby makes the following further amendment in the Notification of the Governmentof 
India in theMinsitry of Health and Family Welfare ,No. GSR 578 (E ) dated 23rd July, 1983 , namely : -- 

In the Table appended to the said Notification , for serial No. 38 and the entries relating thereto , the following 
serial No. and the entry shall be substituted , namely : 

" 38 . Fixed dose combination of Metoclopramide with other drugs except combination of Metoclopramide with 
Aspirin /Paracetamol with effect from 1st September, 2002 ." 

[F . No. X - 11014 /7 /2001-DMS & PFA ] 

DEEPAK GUPTA , Jt. Secy. 
Footnote : The Principal Notification was published in the Gazette of India vide GSR No. 578 (E ) dated 23 - 7 - 1983 and last 

amended videGSR 169 (E ) dated 12 - 3 -2001. 


- 


meine besonderen con la mente ne shtepi ne 


Printed by the Manager, Govt . of India Pron , Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controllor of Publications , Dolbi- 110054 . 


se 


